निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1056 ) पटना , शुक्रवार , 6 सितम्बर 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2019 
सं० 01 / स्था०(विविध )- 05 / 2019 - 7288 / वि० — श्री चन्द्र प्रकाश (बिहार लेखा सेवा), उप बजट 
नियंत्रक - सह - उप सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक सांस्थिक वित्त निदेशालय में उप निदेशक 
का कार्य करने हेतु पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1056-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


